सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 अश्विन, 1938 ( श० ) 


संख्या 791 


राँची, रविवार , 


2 अक्टूबर, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


शुद्धि पत्र 
27 सितम्बर , 2016 


संख्या- 11 / लो से आ०-01 -19/ 2016 का . 8360-- विभागीय संकल्प सं०-7052 , दिनांक 
17 अगस्त , 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक 
सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं पद्धति में संशोधन किया गया है । उक्त संकल्प की 
कंडिका-3(vi) को संशोधित करते हुए सरकार द्वारा निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय 
लिया गया है: 

3(vi) - झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले संयुक्त असैनिक सेवा 
प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में सभी अभ्यर्थी (पुराने अभ्यर्थी सहित) नये आवेदन पत्र भरेगें | 


( ख ) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 
आवेदन भरा गया है, उनके लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं होगी परन्तु उन्हे नये आवेदन पत्र में पूर्व के 
आवेदन का निबंधन संख्या ( Registration No .) दर्ज करना आवश्यक होगा अन्यथा शुल्क में छूट 
अनुमान्य नहीं होगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 2 अक्टूबर, 2016 


( ग) नये पाठ्यक्रम के अनुसार आवेदक अपना वैकल्पिक विषय चुनने के लिए स्वतंत्र होगे । 


विभागीय संकल्प सं०-7052, दिनांक 17 अगस्त , 2016 को इस हद तक संशोधित पढ़ा 
एवं समझा जाय । 

संकल्प की अन्य सभी कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 791 -50 | 


